18 


. . 


. 


ARTHA . 


. . . 


. 


. 


in 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 


संख्या 175 राँची , शनिवार 


21 मार्च, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
20 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .. 2580 -- संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त , झारखण्ड, रांची के पद पर 
पदस्थापित श्री बालेन्दु भूषण आनन्दमूर्ति, भा. प्र. से. ( झाः2001) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ 
प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600-39 , 100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा0प्र0से0 में 
योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2015 


श्री आनन्दमूर्ति प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त , 
झारखण्ड, रांची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 -1022/ 2000 का .. 2581 -- प्रबंध निदेशक , अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित सुश्री उमाशशी चटर्जी, भा . प्र. से. ( झाः2001) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ 
प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600- 39,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा भा0प्र0से0 में 
योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


__ सुश्री चटर्जी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , अल्पसंख्यक वित्त 
विकास निगम, झारखण्ड के पद पर पूर्ववत् बनी रहेंगी । 


संख्या- 1/ पी0 - 1022 / 2000 का .. 2582 -- संयुक्त सचिव , कार्मिक , प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती आभा काँशी, भा . प्र. से. ( झाः2001) को भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600 - 39 ,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा 
भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


___ श्रीमती काँशी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव , कार्मिक, प्र0 सु0 तथा 
राजभाषा विभाग , झारखण्ड, रांची के रूप में बनी रहेंगी । 


संख्या- 1/ पी0 - 1022/ 2000 का . 2583 -- संयुक्त सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री उपेन्द्र नारायण उरांव, भा. प्र. से. ( झाः2001 ) को 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600-39,100 / - ग्रेड वेतन 
रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री उरांव प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , रांची के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2584 -- संयुक्त सचिव सह निदेशक ( प्रशासन), कृषि एवं गन्ना 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुलसे बाखला, भा . प्र. से. ( झाः2001) को भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600 -39 ,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में 
उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री बाखला प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव सह निदेशक ( प्रशासन) , 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के रूप में बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का.. 2585 --निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त 
प्रभार- निदेशक , सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड ) के पद पर पदस्थापित श्री जीतवाहन उरांव , भा . प्र. से. 
( झाः2001 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15, 600 - 39, 100/ 
ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती 
है । 


श्री उरांव प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, 
झारखण्ड, रांची ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड) के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-1022/ 2000 का .. 2586 -- संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री संत कुमार वर्मा, भा . प्र. से. ( झाः2001 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39 ,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री वर्मा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड , 
रांची के रूप में बने रहेंगे | 


संख्या- 1/ पी0 -1022/ 2000 का .. 2587 -- महानिरीक्षक , निबंधन , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, भा. प्र. से. ( झाः2001) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ 
प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600- 39,100/- ग्रेड वेतन रु० 7600/-) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में 
योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री मिश्रा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक महानिरीक्षक , निबंधन, झारखण्ड , राँची 
के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 1022/ 2000 का .. 2588 -- संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री विनोद चन्द्र झा , भा . प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39 ,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री झा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची 
के रूप में बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2589 -- संयुक्त सचिव , गृह विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री विद्याकान्त पाठक , भा. प्र. से . ( झाः2002 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39 ,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री पाठक प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड , 
रांची के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 1022/ 2000 का . 2590 -- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित डा0 कमल शंकर श्रीवास्तव , भा . प्र. से . ( झाः2002 ) को भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600- 39, 100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में 
उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


___ डा0 श्रीवास्तव प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव 
संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-1022 / 2000 का .. 2591 -- नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद के पद के लिए 
अधिसूचित श्री विनोद शंकर सिंह, भा. प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600 -39 ,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा भा. प्र. से . में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या- 1/ पी0-1022/ 2000 का .. 2592 -- निदेशक, नगरीय प्रशासन, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भा. प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु. 15,600- 39,100 / - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा 
भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


श्री गुप्ता प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक निदेशक , नगरीय प्रशासन, नगर विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे | 


संख्या- 1/ पी0 -1022/ 2000 का .. 2593 --मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त ( अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह , भा . प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15,600 - 39, 100 / - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा 
भा. प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2 0 15 


श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त ( अंकेक्षण ) 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे | 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का . 2594 -- संयुक्त सचिव, समाज कल्याण , महिला एवं बाल विकास 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री शिवजी चैपाल , भा. प्र. से . ( झाः2002) को भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600- 39 , 100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600/-) में 
उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री चैपाल प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, समाज कल्याण, महिला 
एवं बाल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के रूप में बने रहेंगे | 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2595 -- उपायुक्त , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार 
दास , भा . प्र. से. ( झाः2002 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान 
( रु० 15,600- 39,100/- ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा .प्र. से. में योगदान करने की तिथि से 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


श्री दास प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उपायुक्त , पाकुड़ के पद पर पूर्ववत् बने 


रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .. 2596 -- उपायुक्त, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री गौरी शंकर 
मिंज, भा . प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान 
( रु० 15,600 - 39, 100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान करने की तिथि से 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री मिंज प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उपायुक्त , गुमला के पद पर पूर्ववत् बने 


रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .- 2597 -- संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुमन कुमार , भा . प्र. से. ( झाः2002 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा 
के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600 -39 ,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा 
भा . प्र. से . में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, कार्मिक, प्र0 सु0 तथा 
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के रूप में बने रहेंगे | 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2 0 15 


संख्या- 1/ पी0-1022/ 2000 का .. 2598 -- प्रबन्ध निदेशक , कृषि विपणन पर्षद , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री राज कुमार, भा . प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39 ,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रबन्ध निदेशक, कृषि विपणन पर्षद , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का . 2599 -- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, भा. प्र. से. ( झाः2002 ) को भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600 - 39 , 100/- ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में 
उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा 
शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2600-- आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री श्रवण साय, भा .प्र. से. ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि 
के वेतनमान ( रु. 15 ,600 - 39,100 /- ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान करने की 
तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री साय प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे | 


संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .. 2601 -- संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार, भा . प्र. से . ( झाः2002) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 ,600-39,100 / - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा 
भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में 
MCT फेज- 3 का प्रशिक्षण निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे | 


श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची के रूप में बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2602 -- संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती शुभ्रा वर्मा, भा. प्र. से. ( झाः2002 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39 , 100 / - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा 
भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में 
MCT फेज- 3 का प्रशिक्षण निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे । 


___ श्रीमती वर्मा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य 
विभाग, झारखण्ड , राँची के रूप में बनी रहेंगी | 


संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .. 2603 -- उपायुक्त, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार 
वर्मा, भा . प्र. से. ( झाः2002 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान 
( रु० 15,600 - 39, 100 / - ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा भा. प्र. से . में योगदान करने की तिथि से 
प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में MCT फेज- 3 का प्रशिक्षण निश्चित रूप से 
प्राप्त कर लेंगे | 


श्री वर्मा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उपायुक्त , गिरिडीह के पद पर पूर्ववत् 


बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2604 -- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री भगवान दास, भा. प्र. से. ( झाः2002 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15, 600- 39 , 100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600 /-) में उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में MCT फेज- 3 का 
प्रशिक्षण निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे | 


श्री दास प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, 
झारखण्ड, राँची के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 1022/ 2000 का .. 2605 -- निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री बाल मुकुन्द झा , भा. प्र. से. ( झाः2003) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री झा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ पी0-1022/ 2000 का .. 2606 -- उपायुक्त , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री उमेश 
प्रसाद सिंह , भा . प्र. से. ( झाः2003 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान 
( रु० 15,600- 39,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान करने की तिथि से 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उपायुक्त , साहेबगंज के पद पर पूर्ववत् 


बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 1022 / 2000 का .. 2607 -- निदेशक , पंचायती राज, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री शिवेन्द्र सिंह , भा . प्र. से. ( झाः2003) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 -1022/ 2000 का .. 2608 -- उपायुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री शशि रंजन 
प्रसाद सिंह , भा. प्र. से. ( झाः2003) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान 
( रु० 15, 600- 39,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की तिथि से 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पूर्ववत् 


बने रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .. 2609 -- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
विजय कुमार सिंह, भा . प्र. से . ( झाः2003 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के 
वेतनमान ( रु० 15,600 - 39 , 100/- ग्रेड वेतन रु० 7600/-) में उनके द्वारा भा . प्र. से. में योगदान करने की 
तिथि से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में MCT फेज- 3 का प्रशिक्षण 
निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे | 


श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड , राँची के पद 
पर पूर्ववत् बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2 0 15 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 2610 -- सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा , भा. प्र. से. ( झाः2003 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
कोटि के वेतनमान ( रु० 15 , 600 - 39 ,100/ - ग्रेड वेतन रु० 7600/ -) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान 
करने की तिथि से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में MCT फेज- 3 का 
प्रशिक्षण निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे । 


___ श्री झा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची 
के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्रभूषण प्रसाद, 


सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 17 5 – 50 | 


